निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 818 ) 


15 आश्विन 1936 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 7 अक्तूबर 2014 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

22 अगस्त 2014 
सं0 22 नि0 सि0 ( पू0 ) - 01 - 13 / 2008 / 1149 — श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, नहर 
अंचल , पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत पूर्णिया नहर अंचल , पूर्णिया में पदस्थापन अवधि के दौरान बरती गयी अनियमितताओं 
के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत संकल्प ज्ञापांक 
सं0 - 335 दिनांक 23.2. 10 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसे श्री चौधरी सेवानिवृति दिनांक 31.05.11 के 
उपरान्त आदेश सं0 - 91 दिनांक 17. 10.11 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 
( बी0) में सम्परिवर्तित करते हुए निम्न गठित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण पूछा गयाः 

1. अधीक्षण अभियन्ता के रूप में तत्परता नहीं बरतने के कारण अररिया शाखा नहर के वि०दु0 -178 .005 पर 
स्केप रेगुलेटर सह एक पथीय सेतु का निर्माण कार्य एवं इससे संबंधित अन्य संरचनाओं के पुर्नस्थापन कार्य की निविदा 
तिथि बढ़ाये जाने के लिये जिम्मेवार माना जा सकता है । 

2. अपने वरीय पदाधिकारी के विरूद्व आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जाना । 

श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण / बचाव बयान तथा अपर विभागीय 
जॉच आयुक्त द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी, समीक्षा में पाया गया कि श्री 
चौधरी पर लगाया गया आरोप सं0 - 1 प्रमाणित नहीं हो पाया तथा आरोप सं0 - 2 को अंशतः प्रमाणित पाया गया , जो 
अमर्यादित भाषा के प्रयोग के संबंध में था । चूंकि श्री चौधरी सेवानिवृत पदाधिकारी है मात्र इस आरोप के लिए पेंशन से 
कटौती का कोई भी दण्ड वृहत दण्ड की श्रेणी में आयेगा । इसलिए श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 अक्तूबर 2014 
नहर अंचल , पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत को इस विभागीय कार्यवाही से आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया 
गया है । 

सरकार का उक्त निर्णय श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, नहर अंचल, पूर्णिया ( सम्प्रति 
सेवानिवृत ) को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 818-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


